निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 


बिहार 


सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 41 


16 आश्विन , 1930 ( श ० ) 
पटना, बुधवार, 

8 अक्तूबर , 

2008 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-30 


भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 
भाग -1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए 0, आई 0 एससीo , 

बी 0 ए0 , बी ० एस ० सी ० , एम 0 ए 0 , एम 0 एससी ० , 
लॉ भाग-1 और 2 , एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , 
बी ० एस ० ई ० , डिप ० - इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा- फल , कार्यक्रम, 

छात्रवृत्ति प्रदान , आदि । 
भाग-1 ग शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों 

द्वारा 
निकाले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 


भाग -4 बिहार अधिनियम 
भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित विधेयक, 

उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन 

के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकि है । 
भाग - 8 — भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन 

के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 9 - विज्ञापन 
भाग -9 - क वन विभाग की निलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन , सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं , और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


31-32 


भाग - 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम , भारत गजट और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


पूरक 


पूरक - क 


33-34 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


2 . 


PER JGTC 8 34cler 2008 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

18 fator 2008 
THOOTTO 196 , feria 1 अक्तूबर 2008 एतद् द्वारा सर्वसाधारण को अधिसूचित किया जाता है कि 
निम्नलिखित आवेदन पत्र श्री देवेन्द्र कुमार, अधिवक्ता , बेगूसराय के द्वारा नोटरीज नियमावली, 1956 के नियम -4 के 
अधीन बेगूसराय जिला के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति हेतु दिया गया है । 
To , 

The Law Secretary , 
Department of Law 
Government of Bihar , Patna . 

NOTARIES RULES , 1956 

FORM 
FORM - 1 
See rule 4 ( 2 ) 

Memorial 
1. Name of the applicant: 

DEVENDRA KUMAR 
2. Father s name: 

Late Faudari Poddar. 
3. Date of birth : 

03.8.1964 
4. Address (Residence ) 

Infront of Dr. Hari Mohan Keshri, 
Poddar Gali , Chowk Bazar , Post+ Dist-Munger (Bihar) Pin 

811201 
Official Address : 
5. Educational Qualification : 

B.Com ., L.L.B. 
(Please attach photo copies ): 
6. Date of enrolment 

(Please attach Photo copies ): 04/11/1988 
7. Practice in : 
Civil side : 

yes 

Yes. 
Criminal side : 

Yes 
Taxation : 

No 
Revenue Courts : 

No 
8 . Whether Income Tax Assesses : No. 

The memorial of (Name of the applicant) 
(In block letter) DEVENDRA KUMAR . 
1. That the memorialist is a person eligible for appointment as a notary under the 

Notaries Act, 1952 and clause (a ) of rule 3 of the Notaries Rules , 1956 . - 1988 
2. That the memorialist has resided in the state the name of the local area where of 

name of court (where he intends to practice ) & will reside for upwards of ........ ( State 

how long). Long life 
3. That the number of notaries practicing in the local area is insufficient for the 

requirements there of ( the grounds of the statement would be added ) 3 Notaries 

already. 
4. That no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by 

him , within the proceeding six months . No. 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2008 


3 


The memorialist thereof that the government be lease to appoint & admit him as 
a notary under & by virtue of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) & clause (a ) of rule 3 
of the Notaries Rules , 1956 to practice in begusarai Civil Court (here state the name 
of the local area ) 


Date-12.9.2001 


DEVENDRA KUMAR 
Signature of the applicant. 


Under rule 4 (3 ) the memorial should be countersigned by Magistrate a Manager of a 
Notionalised Bank . A mechant and to prominent inhabitants of the are where he intends to 
practice as a notary . 
SI. Name and Address 

Profession Name and address Signature 
N. Profession 

of the 

Firms/organization 
1 AjaiKumar Srivastav 

Judicial Magistrate , Sd /- lllg . 

Begusarai 
2 Ram Krishna Sah . Advocate District Bar 

Sd/ - ||leg . 
Association, 

Begusarai 
3 Shatrughna Dass 

Branch 

Uco Bank , Begusarai Sd / - Illeg . 

Manager 
4 Rakesh Kumar kasturba 

Sd/ - ||leg . 
Drug Center 
5 Advocate District Advocate 

Sd /- Illeg . 

Association 
उपर्युक्त आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति गजट में इसके प्रकाशन के 
दिन से 14 दिनों के अन्दर जो प्राप्त हो पायेंगे उनपर उचित विचार किया जायेगा । 

सं 0 सं 0 - ए0 / नोट ( एस ) -46/ 2001 / 4596 जे ० 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 

सरकार के सचिव । 

18 सितम्बर 2008 
एस 0 ओ0 197 , 

दिनांक 1 अक्तूबर 2008 एतद् द्वारा सर्वसाधारण को अधिसूचित किया जाता है कि 
निम्नलिखित आवेदन पत्र श्री अरूण कुमार सिन्हा , अधिवक्ता, बेगूसराय के द्वारा नोटरीज नियमावली , 1956 के नियम -4 
के अधीन बेगूसराय जिला के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति हेतु दिया गया है। 
To , 

The Law Secretary , 
Department of Law 
Government of Bihar, Patna. 

MEMORIAL 
1. Name of the applicant: 

ARUN KUMAR SINHA . 
2. Father s name: 

Shri Satya Narayan Prasad . 
3. Date of birth : 

02.2.1961. 


4. Address (Residence ) 


C /o Sri Nand Kumar Sinha , Vill -Phulwaria , 
P.O.-Barauni, P.S.-Phulwaria , Dist.-Begusaraiu . 


Official Address : 


4 


PER JGTC 8 3 0 2008 


5. Educational Qualification : Matric - 1st Div ., I.Sc- 2nd Div ., B.Sc. - 2nd Div ., 

( Please attach photo copies ): L.L.B.- 2nd Class. 
6. Date of enrolment (Please attach Photocopies ):- 9th July , 1991 . 
7. Practice in : 
Civil side : 

Yes 

Yes . 
Criminal side : 

yes 
Taxation : 

Yes . 
Revenue Courts : 

Whether Income Tax Assesses: 
8 . Thememorial of ARUN KUMAR SINHA (Name of the applicant) 
SHWETHE 
1 . That the memorialistics a person eligible for appointment as a under the Notaries Act, 

1952 and Clause a of Rule 3 of the Notaries Rules , 1956 practicing from - 17th July , 

1991 
2 . That the memorialist has resided in Civil Court, Begusarai (here state the name of the 

local area or name of court where he intends to practice ) and will reside for upwards of 
till my last breath ( State how long ) Long Life . 
That the number of notaries practicing in the local area is insufficient for the 

requirements there of (the grounds of the statement would be added ):-6 ( Six ) 
4 . 

The district is very wide: 
that no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him , 
within the proceeding six months. No. 
The memorialist memorialist thereof, prays that the Government be pleased to appoint 
and admit him as a notary under and by virtue the notaries Act, 1952(53 of 1952) and 
Clause (a ) of Rule- 3 of the Notaries Rules, 1956 to practice in Civil Court , Begusarai. 


3 . 


Date - 27th the day of Feb , 2003 . 


ARUN KUMAR SINHA 
Signature of the applicant. 


We the undersigned Magistrates, Bankers , Merchants & Others 

(herein 
state the name of the local area ) have read the foregoing memorial..... 
(here state the name of the applications ) & are satisfied that the statements contained herein 
are true & that he is a fit & proper person to be appointed a Notary & we join in the prayer 
thereon . 
SI. Name and Address 

Profession Name and address Signature 
No. Profession 

of the 

Firms/organization 
1 D.K. Jha, Punjab National Manager , Punjab National 

Sd /- Illg . 
Bank , Begusarai. 

PNB 

Bank , B /o -Begusarai 
2 Arjun Paswan , Nazarat Dy. Dy. Collector Collecterate , 

Sd /-Illeg . 
Collector, Begusarai 

Begusarai 
3 Mr. R.K. Poddar , Barauni Medical I.M.A., I.M.C ........ Sd /-Illeg . 

Officer , 
4 Sandip Kr.......... Business Main Lal Hira Lal 

Sd /- Illeg . 
Businessman , Deon Dayal 

Dealer, Indian Oil, 
Road , Barauni. 

Barauni 
5 उमेश प्रसाद सिंह , जिला परिषद् जिला परिषद् जिला परिषद् कार्यालय 

Sd /- Illeg . 
सदस्य , फुलबड़िया 

सदस्य 

87 HO - 8 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2008 


5 


उपर्युक्त आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति गजट में इसके प्रकाशन के दिन से 14 
दिनों के अन्दर जो प्राप्त हो पायेंगे उनपर उचित विचार किया जायेगा । 

( सं 0 सं0 - ए0/ नोट( एस ) -25/ 2003/ 4594 जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 

सरकार के सचिव । 

18 सितम्बर 2008 
एस 0 ओ 0 198 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 एतद् द्वारा सर्वसाधारण को अधिसूचित किया जाता है कि 
निम्नलिखित आवेदन पत्र श्री कामेश्वर राय , अधिवक्ता , वैशाली के द्वारा नोटरीज नियमावली , 1956 के नियम -4 के 
अधीन वैशाली जिला के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति हेतु दिया गया है । 
To . 

The Law Secretary , 
Department of Law 
Government of Bihar, Patna. 

NOTARIES RULES , 1956 

FORM- 1 
Memorial 
See Rule 4 ( 2 ) 


1. Name of the applicant: 

KAMESHWER ROY 
2. Father s name: 

Late Ram Lagan Roy 
3. Date of birth : 

02.2.1961. 
4. Whether SC /ST/ OBE /General: OBC 
5. Address (Residence ) 

Kameshwer Roy, Village- Khirkhauan, 
Post- warishpur, Distt.-Vaishali . 

Telephone -9835435181 
Official Address: 

Hajipur Civil Court , Pin 844501. 

Telephone-9835435181 
6. Educational Qualification :- M.A., L.L.B. 

(Please attach photo copies ): 
7. Enrolment number and date : 

( Please attach Photocopies ): 2116/94 , Dated 02/11/1994 
8. Practice in : 
Civil side: Civil Side 

Yes . 
Criminal side : 

Criminal Side 
Taxation : 

Yes . 
Revenue Courts : 
9 . Whether Income Tax Assesses : 
10. Thememorial of (Name of the applicant in block letters ) showeth KAMESHWER ROY 

(1) That the memorialistics a person eligible for appointment as a notary under the 

Notaries Act, 1952 and Clause ( a ) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956 . 
( ii) That the memorialist has resided in Hajipur (here state the name of the local area 

where of name of court where he intends to practice ) and will reside for upwards of 

( State how long ). 
(iii) That the number of notaries practicing in the local area is insufficient for the 
requirements thereof (the grounds of the statement would be added ) 

That no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn 
by him , within the proceeding six months. No. 


6 


बिहार गजट 8 अक्तूबर 2008 


The memorialist thereof, prays that the Government be pleased to appoint and 
admit him as a notary under & by virtue of the notaries Act, 1952(53 of 1952 ) & 
Clause (a ) of Rule 3 of the Notaries Rules , 1956 to practice in Hajipur (here state the 
name of the local area ). 


Date- 28.2.2007 


KAMESHWAR ROY, 
Signature of the applicant. 


Signature 


1 


Sd/ - Illg . 


Sd/ - Illeg . 


SI. Name and Address 

Profession Name and address 
N. Profession 

of the 

Firms/ organization 
M.K. Tripathy , SBI, Goraul Service 

State Bank of India , 

Goraul 
2 Dr. 

Service 

Add . PHC Soudno 

goraul 
3 Upendra Kr. Singh 

Business Singh redimate Store 
4 कलवा देवी 

अध्यक्ष, जिला 

अध्यक्ष , जिला परिषद्, 
परिषद् , वैशाली 

वैशाली 
5 श्री कामेश्वर राय , अधिवक्ता , जिनका | विनय कुमार राय | कार्यपालक दण्डाधिकारी, 
लाईसेन्स नं0-2116 / 94 है इस 

हाजीपुर 
न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में 
प्रैक्टीस किया जाता है । 


Sd/ - Illeg . 
Sd/ - Illeg . 


. 


Sd /- Illeg . 


31 . 


From 1 & Form II substituted by G.S.R. 172 ( E ), dated 12.3.2001 (w.e.f. 12.3.2001) 


Note :- Under the rule 4 (2 ) the memoriual should be countersigned by a magistrate a manager of 

a Nationalised Bank a Marchand and two prominent inhabitants of the area where the 
intends to practise as a Notary . 

उपर्युक्त आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति गजट में इसके प्रकाशन के 
दिन से 14 दिनों के अन्दर जो प्राप्त हो पायेंगे उनपर उचित विचार किया जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट -12/ 2007/ 4592 जे ० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


PER JGIC , 8 314 2008 


7 


18 fugier 2008 
THOBITO 199 , fatich 13tra 2008 grę grt HOMERU 75 3tfernufta fabel Frate for 
निम्नलिखित आवेदन पत्र श्री कामेश्वर राय , अधिवक्ता , वैशाली के द्वारा नोटरीज नियमावली , 1956 के नियम -4 के 
अधीन वैशाली जिला के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति हेतु दिया गया है । 
To , 

The Law Secretary , 
Department of Law 
Government of Bihar , Patna . 

FORM - 1 
See Rule 4 (2 ) 
Memorial 


1. Name of the applicant: 
2. Father s name: 
3. Date of birth : 
4. Whether SC /ST/OBE /General: 
5. Address (Residence ) 


SHREE BHAGWAN SINGH 
Late Dashrth Singh 
22nd January , 1961 


At- Sishauni probddhi, P.O. -Sarai, Distt .- Vaishali .. 


Official Address: 


Hajipur Civil Court , 


3 


6. Educational Qualification : 

B.A., L.L.B. 
(Please attach photo copies ): 
7. Enrolment number and date : 

(Please attach Photocopies ): 2331 of 1995 , Dated 28/7/1995 
8. Practice in : 

Criminal Side 
Civil side : Civil Side 

Yes . 
Criminal side : 

Criminal Side 
Taxation : 

No Yes . 
Revenue Courts : 

No. 
9 . Whether Income Tax Assesses : No. 
10. The memorial of (Name of the applicant in block letters ) showeth SHREE BHAGWAN 

SINGH 
SHEWETH : 

1. That the memorialistics a person eligible for appointment as a notary under the 

Notaries Act, 1952 and Cl. ( a ) of rule 3 of the Notaries Rules , 1956 . 
2 . That the memorialist has resided in District Court Hajipur (here state the name of the 

local area where of name of court where he intends to practice ) & will reside for 

upwards of Civil Court, Hajipur ( State how long) Long life . 
3. That the number of notaries practicing in the local area is insufficient for the 
requirements thereof (the grounds of the statement would be added ) 

That no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn 
by him , within the proceeding six months. No. 
The memorialist thereof, prays that the Government be pleased to appoint & admit him as 

a notary under & by virtue of the notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) & Cl(a ) of rule 3 of 
the Notaries Rules , 1956 to practice in Hajipur , Vaishali . 


Date 08.6.2006 


SRI BHAGWAN SINGH 
Signature of the applicant. 


8 


बिहार गजट 8 अक्तूबर 2008 


Profession 


SI. 

Name and Address 
No. Profession 


Signature 


Name and address 
of the 
Firms/organization 


1 


AWN 


Sd/ - || lg . 
Sd/ - Illeg . 
Sd/ - Illeg . 
Sd/ - ||leg . 


Anil Kumar 


District Bar 
Association 
Hajipur 


5 


Shiv Chandra Rai 


Sd/ - Illeg. 


उपर्युक्त आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति गजट में इसके प्रकाशन के दिन से 14 
दिनों के अन्दर जो प्राप्त हो पायेंगे उनपर उचित विचार किया जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट -60/ 2006/ 4590 जे ० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 

सरकार के सचिव । 

18 सितम्बर 2008 
एस 0 ओ 0 200 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 नोटरीज एक्ट , 1952(53 , 1952 ) की धारा -5( 2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम-8 के उप नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -5840 जे0 , दिनांक 12.12.1996 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मो 0 मोजुउद्दीन, अधिवक्ता जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो 
दिनांक 12.12.2004 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते 
है । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं | लेख्य प्रमाणक पंजी अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने अभियुक्ति 
व्यवसायिक में नाम अंकित 

के लिए प्राधिकृत किया 
होने की तिथि 


नाम 


पता 


गया है 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री मो 0 मोजुउद्दीन । अधिवक्ता , 12.12.96 

बी ० कॉम अररिया 
अररिया 

बी 0 एल0 

( सं 0 सं0 - ए0/ नोट -75 / 91/ 4599 जे ० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, 

सरकार के सचिव , बिहार 

18 सितम्बर 2008 
एस0 ओ 0 201 , एस0 ओ0 200, दिनांक 1 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट -75 / 91 / 4599 जे ० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


9 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2008 


The 18th September 2008 
S.O.200 , dated the 1st october 2008 — In exercise of the powers conferred by section 
5 ( 2 ) of Notaries Act, 1952 ( 53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Md . 
Mojuddin and whose detail according to Notary Register , is given below the Notary appointed 
under section - 3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub -rule (4 ) ofRule -8 of the Notaries 
Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no . 5840J. Dated 
12.12.1996 to practice as notary again for the next five years from 12.12.2004 . 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Residential/ 
Professional 

address 


Date of which 
the name of 
Notary has 
been entered 

in the 
Register 

3 


Area in 

which 
Notary to 
practice . 


1 


2 


4 


5 


6 


Sri Md. Advocate , 12.12.96 

B.Com 

Araria Distt . 
Mojuddin Araria 

B.L. 

( File no .- A/ Not- 75/91/ 4599J ) 
By order of the Governor of Bihar 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 

Secretary to Government. 

18 सितम्बर 2008 
एस0 ओ 0 202 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5(2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स, 
1956 के नियम -8 के उप नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1167 जे0 , दिनांक 11.3.1993 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मोजिबूर रहमान , अधिवक्ता , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, 
जो दिनांक 11.3.2002 से 10.3.2007 एवं 11.3.2007 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में 
कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक 

अर्हता 

जिस क्षेत्र में अभियुक्ति 
व्यवसायिक पता पंजी में नाम 

व्यवसाय करने के 
अंकित होने की 

लिए प्राधिकृत किया 
तिथि 


के नाम 


गया है 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री मोजिबूर 


11.3.1993 


अधिवक्ता , 
किशनगंज 


रहमान 


बी 0 ए0 

किशनगंज 
एल0 एल0 बी 0 

( सं0 सं0 - ए0 / नोट -17 / 91/ 4597 जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


10 


बिहार गजट 8 अक्तूबर 2008 


18 सितम्बर 2008 


एस 0 ओ 0 203 , एस 0 ओ 0 202 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 


प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी 


भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 


( सं0 सं0 - ए0 / नोट -17 / 91/ 4597 जे० ) 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


राजेन्द्र कुमार मिश्र , 


सरकार के सचिव 


The 18th September 2008 
S.O.202, dated the 1st october 2008 — In exercise of the powers conferred by section 
5 ( 2 ) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri 
Mojibur Rahman and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary 
appointed under section- 3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule ( 4 ) of Rule- 8 of 
the Notaries Rules , 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 1167J. 
Dated 11.3.93 to practice as notary again for the next from 11.3.2002 to 10.3.07 and from 


11.3.07 for next five years . 


Name of 


Residential 


Date of which the 


Qualification 


Area in 


Remarks 


Notary 


Professional 


name of Notary has 


which 


address 


been entered in the 


Notary to 
practice . 


Register 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


11.3.93 


B.A. 


Sri Mojibur Advocate , 
Rahman Kishanganj 


Kishanganj 
Distt. 


L.L.B. 


( File no .- A/ Not- 17 / 91/ 4597J) 
By order of the Governor of Bihar 


RAJENDRA KUMAR MISHRA 


Secretary to Government. 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2008 


11 


18 सितम्बर 2008 
एस 0 ओ0 204 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप नियम ( 4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -821 जे0, दिनांक 13.3.2003 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री कमला सिंह , अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो 
दिनांक 13.3.2008 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते 
हैं । 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक 

अर्हता 

जिस क्षेत्र में अभियुक्ति 
व्यवसायिक पंजी में नाम 

व्यवसाय करने के 
अंकित होने की 

लिए प्राधिकृत किया 
तिथि 


के नाम 


पता 


गया है 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


13.3.2003 


बी ० ए ० 


विक्रमगंज अनुमंडल 


श्री कमला सिंह | विक्रमगंज 

अनुमंडलीय 


एल 0 एल 0 बी 0 


न्यायालय 


( सं 0 सं0 - ए0/ एन 0 ए0-13/ 2001/ 4584 जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 

सरकार के सचिव । 

18 सितम्बर 2008 
एस0 ओ0 205 , एस0 ओ0 204 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( सं 0 सं 0 - ए0/ एन 0 ए0-13/ 01/ 4584 जे ० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


The 18th September 2008 
S.O.204 , dated the 1st october 2008 — In exercise of the powers conferred by 
section - 5 ( 2 ) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise 
Shri Kamla Singh and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary 
appointed under section - 3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub - rule (4 ) of Rule - 8 of 
the Notaries Rules , 1956 by the State Government in Law Department Notification no . 821J . 
Dated 13.3.2003 to practice as notary again for the next five years from13.3.2008. 


12 


बिहार गजट 8 अक्तूबर 2008 


Name of Notary 


Qualification 


Remarks 


Residential/ 
Professional 

address 


Date of which 
the name of 

Notary has 
been entered 

in the 
Register 

3 


Area in 

which 
Notary to 
practice . 


1 


2 


4 


5 


6 


13.3.2003 


Sri Kamla Singh Vikramganj 

Subdivision 


B.A. 
L.L.B. 


Vikramganj 
Subdivision 


( File no .- AINA-13/ 01/ 4584J. ) 
By order of the Governor of Bihar 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 

Sec. to Government of Bihar . 

18 सितम्बर 2008 
एस0 ओ0 206 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 नोटरीज नियमावली , 1956 (यथा संशोधित ) नियम-8 के उप नियम 
( 4 ) के साथ वांछित नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार 
राज्यपाल श्री अरूण कुमार शर्मा, अधिवक्ता , कटिहार को उक्त अधिनियम के अधीन नोटरी नियुक्त करते हैं , जो इस 
रूप में कटिहार जिला के लिये कटिहार में कार्य करेंगे 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट-2/ 2003/ 4583 जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 

सरकार के सचिव । 

18 सितम्बर 2008 
एस 0 ओ0 207 , एस0 ओ0 206 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल 
के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

सं 0 सं0 - ए0/ नोट -2 / 2003/ 4583 जे ० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, 
सरकार के सचिव 


The 18th September 2008 
S.O.206 , dated the 1st october 2008 — In exercise of the powers conferred by section - 3 
of the Notaries Act, 1952 ( LIl of 1952 ) read with sub -rule ( 4 ) of rule- 8 of the Notaries Rules , 
1956 the Governor of Bihar is pleased to appoint Arun Kumar Sharma, Advocate Katihar a 
Notary Under the said Act who will exercise his functions as such in Katihar for the District of 
Katihar . 

( File no .- A/ Not- 2/ 2003/ 4583J . ) 
By order of the Governor of Bihar 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 

Secretary to Government. 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2008 


13 


17 सितम्बर 2008 
एस0 ओ0 208 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 नोटरीज नियमावली , 1956 ( यथा संशोधित ) नियम -8 के उप नियम 
(4 ) के साथ वांछित नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार 
राज्यपाल श्री रवीन्द्र कुमार झा , अधिवक्ता , पुपरी को उक्त अधिनियम के अधीन नोटरी नियुक्त करते हैं, जो इस रूप 
में पुपरी अनुमंडल के लिये पुपरी में कार्य करेंगे 

सं 0 सं0 - ए0 / नोट -2 / 2003/ 4552 जे ० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


17 सितम्बर 2008 
एस0 ओ0 209 , एस 0 ओ 0 208 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल 
के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड ( 3 ) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

सं 0 सं0 - ए0/ नोट -2/ 2003/ 4552 जे ० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, 

सरकार के सचिव । 

The 17th September 2008 
S.O.208 , dated the 1st october 2008 — In exercise of the powers conferred by section - 3 
of the Notaries Act, 1952 ( LIl of 1952 ) read with sub -rule ( 4 ) of rule- 8 of the Notaries Rules , 
1956 the Governor of Bihar is pleased to appoint Rabindra Kumar Jha, Advocate Pupri 
Subdivisional Court a Notary Under the said Act who will exercise his functions as such in Pupri 


for the District of Sitamarhi. 


( File no .- ANot- 12/ 2003/ 4552J . ) 
By order of the Governor of Bihar 

Rajendra Kumar Mishra , 

Secretary to Government. 

25 जुलाई 2008 
एस 0 ओ0 210 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 नोटरीज अधिनियम , 1952 की धारा -10 उप धारा ( डी 0 ) के अधीन 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल , श्री अरूण कुमार , नोटरी , पटना , जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप 
में विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2586 जे0, दिनांक 14.7.2000 द्वारा की गई थी , के द्वारा व्यवसायिक दूराचरण 
किये जाने के फलस्वरूप नोटरीज अधिनियम , 1952 की धारा 5( बी ) में उनको जारी सर्टिफिकेट/ लाईसेंस को रद्द करते 
हुए धारा -4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिए संधारित पंजी से उनका नाम तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 

( सं 0 सं 0 - ए0 / नोट0-38 /97/ 3571 जे0 ,) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव । 


14 


बिहार गजट 8 अक्तूबर 2008 


11 अगस्त 2008 
एस 0 ओ 0 211, दिनांक 1 अक्तूबर 2008 नोटरीज नियमावली, 1956 नियम -8 के उप नियम (4 ) के साथ 
वांछित नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल श्री 
केशरी कुमार, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर को उक्त अधिनियम के अधीन नोटरी नियुक्त करते हैं , जो इस रूप में 
मुजफ्फरपुर जिला के लिये मुजफ्फरपुर में कार्य करेंगे 

( सं0 सं 0 - ए0/ नोट -107 / 03 /3818 जे० ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव । 

11 अगस्त 2008 
एस0 ओ0 212 , एस 0 ओ 0 211, दिनांक 1 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल 
के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं0 - ए0/ नोट -107 /03 / 3818 जे ० ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव । 


The 11th August 2008 
S.O.211, dated the 1st october 2008 — In exercise of the powers conferred by section - 3 
of the Notaries Act, 1952 ( LIl of 1952 ) read with sub -rule ( 4 ) of rule- 8 of the Notaries Rules , 
1956 the Governor of Bihar is pleased to appoint Shri Keshari Kumar, Advocate Muzaffarpur a 
Notary Under the said Act who will exercise his functions as such in Muzaffarpur for the District 
of Muzaffarpur. 

( File no.- A/ Not- 107/033818J. ) 
By order of the Governor of Bihar 

SANJAY KUMAR 
Sec. to Government of Bihar. 


1 अगस्त 2008 
एस0 ओ0 213, दिनांक 1 अक्तूबर 2008 एतद् द्वारा सर्वसाधारण को अधिसूचित किया जाता है कि 
निम्नलिखित आवेदन पत्र श्री मनोरंजन पाठक , अधिवक्ता , बक्सर के द्वारा नोटरीज नियमावली , 1956 के नियम -4 के 
अधीन बक्सर जिला के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति हेतु दिया गया है। 

FORM - 1 
Memorial 

[ Rule 4( 2 )] 
The Law Secretary , 
Department of Law 
Government of Bihar, Patna . 
1. Name of the Applicant: 

MANORANJAN PATHAK . 
2. Father s Name : 

Late Devendra Nath Pathak 
3. Date of Birth : 

05.01.1967 
4. Whether SC /ST /OBC /General: General. 
5. Address (Residence ) 

Vill-Sarimpur, District-Buxar. 
Pin- 802101 
Telephone- 226646- (R ) 


PER JUIC , 8 37 2008 


15 


Official Address : 

Manoranjan Pathak , (Advocate ) Civil Court (New ) 
Buxar, Pin -802101 

Telephone- 226646-(R ) 
6. Educational Qualification (Please attach attested photocopies):- B.A., L.L.B. 
7. Enrolment number and date (Please attested Photocopies ):- 1809/90 dt. 16.10.1990 
8. Practice in :-Buxar . 
Civil side : 

Yes 
Criminal side : 
Taxation : 

Revenue Courts : Yes 
9. Whether Income Tax Assesses : 
10. The memorial of (Name of the applicant in Block Letters ) Showeth :-MANORANJAN 

PATHAK 
1. That the memorialist is a person eligible for appointment as a notary under the 

Notaries Act, 1952 and clause (a ) of rule 3 of the Notaries Rules , 1956 . 
2. That the memorialist resided in Buxar (here state the name of the local area of name 

of cour4t where he intends to practice ) and will resides for upwards of by Birth (state 

how long ). 
3. That the number of notaries practicing in the local area is insufficient for the 

requirements thereof (the grounds of the statement would be added ):- More Notary , 

Required number of cases has been increased . 
4. That no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by 
him , within the proceeding six months. No. 

The memorialist thereof, prays that the Government be pleased to appoint and admit him 
as a notary under and by virtue of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and Clause ( a ) of Rule - 3 of 
the Notaries Rules , 1956 to practice in Buxar. (here state the name of the local area ) 


Date 16.10.2003 . 


Manoranjan Pathak 
Signature of the applicant. 


SI. 
N. 


Name and Address 
Profession 


Signature 


1 


Profession / Name & address of 
Occupation of the Firms of which 
Signatories Signatories are 

members . 
A.G.P. 

Civil Court, Buxar 

Buxar Collage 
Joint Secretary Bar Association , 

Buxar 
Manager Bank of India , Buxar 

A.D.M., Buxar 


WN 


Sri Mokhtar Ahamad, A.G.P. 
Sri Alauddin 
Rakesh Choudhary , 
Advocate 
Rakesh Bharti , 
Om Prakash Narain 


Sd/ - llig . 
Sd /-Illeg . 
Sd /-Illeg . 


4 
5 


Sd /-Illeg . 
Sd /- Illeg . 


Note: Under Rule 4 ( 3) the memorial should be countersigned by a Magistrate , a Manager of a 

Nationalised Bank, a merchant and two prominent inhabitants of the area where he 


intends to practice as a notary . 


16 


बिहार गजट 8 अक्तूबर 2008 


Form - 11 

[ Rule 4 ( 2 ] 
1. Name of the Applicant: 

MANORANJAN PATHAK . 
2. Father s Name: 

Late Devendra Nath Pathak 
3. Date of Birth: 

05.01.1967 
4. Whether SC /ST/OBC /General: General. 
5. Address (Residence ) 

Vill - Sarimpur, District-Buxar. 
Pin- 802101 

Telephone-226646-( R ) 
Official Address : 

Manoranjan Pathak , (Advocate ) Civil Court (New ) 
Buxar, Pin- 802101 

Telephone- 226646-( R) 
6. Educational Qualification (Please attach attested photocopies ):- B.A., L.L.B. 
7. Date of joining Government service........ 
8 Date of retirement ............. 
9. Post held at the time of retirement........... 
10. Area, where the memorialist intends to practice as Notary Buxar. 


Date 

Manoranjan Pathak 

Signature of the applicant. 
Note : Necessary proofs about eligibility under Rule 3(b ) and (c) of the Notaries rules, 1956 is to 

be attached. Rule 3( b ) and ( c ) is as follows 

" 3. Qualification for appointment as a notary -No person shall be eligible for appointment 
as a notary unless on the date of the application for such appointment 

( a).......... 
(b ) he had been a member of the Indian Legal Service under the CentralGovernment, or 
( c ) he had at least forten year 

( i) been a member of Judicial Service : or 
(ii) held an office under the Central Government or a State Government 

requiring special knowledge of law after enrolment as an advocate ; or 
( iii) held an office in the Department of Judge Advocate General or in the legal 

department of an armed force " . 

उपर्युक्त आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति गजट में इसके प्रकाशन के 
दिन से 14 दिनों के अन्दर जो प्राप्त हो पायेंगे उनपर उचित विचार किया जायेगा । 

( सं 0 सं0 - ए0/ नोट (एस )-54 / 2003/3722 जे ० ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव । 


6 अगस्त 2008 


एस 0 ओ0 214 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -3664 जे0 , दिनांक 14.6.1988 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री देवनन्दन प्रसाद यादव, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो 
दिनांक 14.6.2005 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते 


हैं । 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2008 


17 


अर्हता 


लेख्य 
प्रमाणक के 


आवासीय एवं 
व्यवसायिक पता 


लेख्य प्रमाणक पंजी 
में नाम अंकित 
होने की तिथि 


जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के | अभियुक्ति 
लिए प्राधिकृत किया गया है 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


14.6.1988 


मधेपुरा जिला 


श्री देवनन्दन । अधिवक्ता , 
प्रसाद यादव मधेपुरा 


( सं0 सं 0 - ए0 / ए0 बी0-74/ 86/ 3796 जे ० ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव । 


6 अगस्त 2008 
एस 0 ओ0 215 , एस 0 ओ 0 214, दिनांक 1 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं0 - ए 0/ ए0 बी0-74/ 86/ 3796 जे ० ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव । 


The 6th August 2008 
S.O.214 , dated the 1st october 2008 — In exercise of the powers conferred by section 
5 ( 2 ) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri 
Deonandan Prasad Yadav and whose detail according to Notary Register, is given below the 
Notary appointed under section - 3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub -rule (4 ) of 
Rule - 8 of the Notaries Rules , 1956 by the State Government in Law Department Notification no . 
3664J. Dated 14.6.1988 to practice as notary again for the next five years from 14.6.2005 . 


Name of Notary 


Qualification 


Remarks 


Residential/ 
Professional 

address 


Date of which 
the name of 
Notary has 
been entered 

in the 
Register 

3 


Area in 

which 
Notary to 
practice . 


1 


2 


4 


5 


6 


14.6.1988 


Sri Deonandan 
Prasad Yadav 


Advocate , 
Madhepura 


Madhepura 

District 
( File no .- A/ AB- 74/ 86/ 3796J. ) 
By order of the Governor of Bihar 

SANJAY KUMAR, 
Secretary to Government. 


18 


बिहार गजट 8 अक्तूबर 2008 


6 अगस्त 2008 


एस 0 ओ 0 216 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 नोटरीज एक्ट , 1952(53 , 1952 ) की धारा -5( 2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -13798 जे0 , दिनांक 13.12.1984 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री चन्द्र माधव प्रसाद सिंह , अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे 
अंकित है , जो दिनांक 113.12.2002 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के 
लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक 

अर्हता जिस क्षेत्र में अभियुक्ति 
व्यवसायिक पता पंजी में नाम 

व्यवसाय करने के 
अंकित होने की 

लिए प्राधिकृत किया 
तिथि 


के नाम 


गया है 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री चन्द्र माधव 


13.12.1984 


अधिवक्ता, 
रोसड़ा 


प्रसाद सिंह 


बी 0 ए 0 रोसड़ा अनुमंडल 
बी 0 एल0 

( सं 0 सं 0- ए0/ ए0 बी0-24/ 84/ 3793 जे ० ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव । 


6 अगस्त 2008 
एस 0 ओ0 217 , एस 0 ओ 0 216 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं0 - ए0 / ए0 बी0-24/ 84/ 3793 जे ० ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव । 

The 6th August 2008 
S.O.216 , dated the 1st october 2008 — In exercise of the powers conferred by section 
5 ( 2 ) of Notaries Act , 1952 ( 53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri 
Chandra Madhav Prasad Singh and whose detail according to Notary Register, is given below 
the Notary appointed under section -3 of the Notaries Act , 1952 (53 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of 
Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law DepartmentNotification no . 
13798J. Dated 13.12.1984 to practice as notary again for the next five years from 13.12.2002 as 
post factosanction. 


बिहार गजट, 8 अक्तूबर 2008 


19 


Qualification 


Remarks 


Name of Notary Residential 

Profession 
al address 


Date of which the 

name of Notary 
has been entered 

in the Register 


Area in 

which 
Notary to 
practice. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


13.12.1984 


Sri Chandra 
Madhav Prasad 
Singh 


Advocate , 
Rosara 


B.A. 
B.L. 


Rosara 
Sub - division 


( File no .- AAB- 24/ 84/ 3793J. ) 
By order of the Governor of Bihar 

SANJAY KUMAR 
Secretary to Government. 


30 जुलाई 2008 
एस0 ओ0 218, दिनांक 1 अक्तूबर 2008 नोटरीज नियमावली, 1956 नियम -8 के उप नियम (4 ) के साथ 
वांछित नोटरीज ऐक्ट , 1952(53 , 1952 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल 
श्री महेन्द्र प्रसाद यादव , अधिवक्ता, अररिया को उक्त अधिनियम के अधीन नोटरी नियुक्त करते हैं , जो इस रूप में 
अररिया जिला के लिये अररिया में कार्य करेंगे 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट0-9/ 03/ 3647 जे ० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव । 

30 जुलाई 2008 
एस 0 ओ0 219, एस0 ओ0 218 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल 
के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

(( सं 0 सं 0 - ए0/ नोटO - 9/ 03/ 3647 जे० ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव । 


The 30th July 2008 
S.O.218 , dated the 1st october 2008 — In exercise of the powers conferred by section - 3 
of the Notaries Act, 1952 ( LIl of 1952 ) read with sub-rule ( 4 ) of rule- 8 of the Notaries Rules , 
1956 the Governor of Bihar is pleased to appoint Sri Mahendra Prasad Yadav, Advocate Araria 
a Notary Under the said Act who will exercise his functions as such in Araria for the District, 
Araria. 

( File no .- A/ Not- 9 /03/3647J. ) 
By order of the Governor of Bihar 

SANJAY KUMAR 
Secretary to Government of Bihar, 


20 


बिहार गजट 8 अक्तूबर 2008 


25 जुलाई 2008 
एस0 ओ0 220 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -3652 जे0, दिनांक 23.5.1984 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रामानन्द सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है , 


जो दिनांक 23.5.2007 से पुनः आगामी पांच वर्षों यानि 22.12.2012 तक के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य 


करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 


लेख्य प्रमाणक के 


आवासीय एवं 


लेख्य प्रमाणक 


अर्हता 


जिस क्षेत्र में व्यवसाय | अभियुक्ति 


नाम 


व्यवसायिक पता 


पंजी में नाम 


करने के लिए 


अंकित होने की 


प्राधिकृत किया गया है 


तिथि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री रामानन्द सिन्हा 


अधिवक्ता , नोटरी , 


23.5.1984 


बी 0 ए0 


बिहार शरीफ अनुमंडल 


बिहार शरीफ 


बी 0 एल 0 


( सं0 सं 0 - ए0/ ए0 बी0-141/82 /3575 जे ० ) 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव । 


25 जुलाई 2008 


एस 0 ओ0 221 , एस 0 ओ 0 220 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 


प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी 


भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 


( सं 0 सं0 - ए0 / ए0 बी0-141/ 82 / 3575 जे ० ) 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव । 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2008 


21 


The 25th July 2008 
S.O.220 , dated the 1st october 2008 — In exercise of the powers conferred by section 
5 ( 2 ) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri 
Ramanand Sinha and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary 
appointed under section - 3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub -rule (4 ) of Rule -8 of 
the Notaries Rules , 1956 by the State Government in Law Department Notification no . 3652J. 
Dated 23.5.84 to practice as notary again forthe next fiveyears from23.5.2007 to 22.5.2012. 


Name of Notary 


Qualification 


Remarks 


Residential/ 
Professional 

address 


Date of which 
the name of 
Notary has 
been entered 

in the 
Register 

3 


Area in 

which 
Notary to 
practice. 


1 


2 


4 


5 


6 


23.5.1984 


Bihar Sharif 


Sri Ramanand 
Sinha 


B.A. 
B.L. 


Advocate , 
Notary , Civil 
Court, Bihar 
Sharif 


( File no.- A/ AB- 141/ 82/ 3575J . ) 
By order of the Governor of Bihar 

SANJAY KUMAR, 
Secretary to Government. 


28 जुलाई 2008 
एस0 ओ0 222, दिनांक 1 अक्तूबर 2008 नोटरीज नियमावली, 1956 नियम -8 के उप नियम (4 ) के साथ 
वांछित नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल श्री 
धीरेन्द्र प्रसाद , अधिवक्ता, कटिहार को उक्त अधिनियम के अधीन नोटरी नियुक्त करते हैं , जो इस रूप में कटिहार 
जिला के लिये कटिहार में कार्य करेंगे 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट -7/ 03/ 3620 जे ० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव । 

28 जुलाई 2008 
एस0 ओ 0 223, एस0 ओ 0 222 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल 
के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट -7/ 03 / 3620 जे ० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव । 


22 


PER JJC 8 374 e 2008 


The 28th July 2008 
S.O.222 , dated the 1st october 2008 — In exercise of the powers conferred by section - 3 
of the Notaries Act, 1952 (LII of 1952 ) read with sub - rule (4 ) of rule - 8 of the Notaries Rules , 
1956 the Governor of Bihar is pleased to appoint Shri Dhirendra Prasad , Advocate Katihar a 
Notary Under the said Act who will exercise his functions as such in Katihar for the District of 
Katihar. 

(File no .- A /Not-7 /03 / 3620J.) 
By order of the Governor of Bihar , 

SANJAY KUMAR , 

Secretary to Government. 

28 Juli 2008 
THOSHTO 224 , fahiCh 1 37 Qale 2008 Tare GRI सर्वसाधारण को अधिसूचित किया जाता है कि 
निम्नलिखित आवेदन पत्र श्री ओम प्रकाश , अधिवक्ता , जहानाबाद के द्वारा नोटरीज नियमावली , 1956 के नियम -4 के 
अधीन जहानाबाद जिला के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति हेतु दिया गया है । 
To , 

The Law Secretary , 
Department of Law 
Government of Bihar, Patna . 

MEMORIAL 


1. Name of the applicant: 

OM PRAKASH . 
2. Father s name: 

Shri Ram Narayan Sharma. 
3. Date of birth : 

10.12.1969. 
4. Address (Residence ) 

Village -Maniyawan , P.O.-Kazisarai, + P.S.-Kako , 

Distt.- Jahanabad, Bihar . 
Official Address : 

Main Hall, District Bar Association , Civil Court, Jahanabad , 

Bihar . 
5. Educational Qualification : B.A., L.L.B. (Bhagalpur University) 

( Please attach photo copies ): 
6. Date of enrolment (Please attach Photocopies ):- 18.11.1995 . 
7. Practice in : 

Civil side : - 
Criminal side : 
Taxation : 
Revenue Courts : 

Whether Income Tax Assesses: No. 
8 . The memorial of OM PRAKASH (Name of the applicant) 
SHWETHE 
1 . That the memorialistics a person eligible for appointment as a under the Notaries Act, 1952 

and Clause (a ) of Rule 3 of the Notaries Rules, 1956 practicing from - 12/95 . 
2 . That the memorialist has resided in Jahanabad Court Civil Court, Jehanabad (here state 

the name of the local area or name of court where he intends to practice ) and will reside 

for upwards of till may last breath ( State how long) 
3 . That the number of notaries practicing in the local area is insufficient for the 

requirements there of (the grounds of the statement would be added ): 
The district is very wide : Seven Notaries are already working . 
That no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him , 
within the proceeding six months. No. 


4 . 


बिहार गजट , 


8 


23 


3trale 2008 


5 . 


The memorialist prays that the Government be pleased to appoint and admit him as a 
notary under and by virtue the notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) and Clause (a ) of Rule - 3 
of the Notaries Rules , 1956 to practice in Civil Court , Jahanabad . 


Date - 12.2.2007 

OM PRAKASH 

Signature of the applicant. 
We the undersigned Magistrates , Bankers, Merchants & Others residing in the above (herein 
state the name of the local area ) have read the foregoingmemorial. 
(here state the name of the applications ) & are satisfied that the statements contained herein 
are true & that he is a fit & proper person to be appointed a Notary & we join in the prayer 
thereon . 


Profession 


SI. 
No. 


Signature 


Name and address of 
the Firms/organization 
Government of Bihar 


1 


Service 


Sd /-lllg . 


2 


Service 


Government of India 


Sd / - Illeg . 


3 


Business 


Sd /-Illeg . 


A.N. Traders 
Jehanabad 
Sahu Hardware Stores 
Jehanabad 


4 


Business 


Name and Address 

Profession 
Sri Giridhari Lal, Executive 
Magistrate , Jehanabad . 
Shri Umeshwar Singh , 
Branch Manager, Madhya 
Bihar Gramin Bank , 
Jehanabad . 
Alakh Niranjan Kumar, 
HispitalMore , Jehanabad 
Shri Umesh Prasad, Moh 
Pathak Toli, P.S. & Distt. 
Jehanabad 
Dr. Girijesh Kumar 
Bameshwar Prasad , Prem 
Nagar, Horila ....... , 
Jehanabad 
सत्यदेव प्रसाद सिंह , अधिवक्ता , 
अध्यक्ष, जिला विधि संघ , शसत्री नगर , 

14 + TTO.JEHOIG , 
जिला - जहानाबाद । 
R.K.N. Sharma, S.B.I., 
Jehanabad 


Sd /-Illeg . 


) 


O|07 


Coctor 
Social 
Worker 


Sd /-Ileg . 
Sd /-Illeg . 


7 


वकालत 


Sd /-Illeg . 


8 


Dy. Manager 


Sd /-illeg . 


उपर्युक्त आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति गजट में इसके प्रकाशन के दिन से 14 
दिनों के अन्दर जो प्राप्त हो पायेंगे उनपर उचित विचार किया जायेगा । 

(FOTO -TO / TTE(TH )-39/2007/3622570 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव । 


24 


बिहार गजट 8 अक्तूबर 2008 


24 जुलाई 2008 
एस 0 ओ 0 225, दिनांक 1 अक्तूबर 2008 नोटरीज नियमावली, 1956 के नियम -8 के उप नियम (4 ) के साथ 
वांछित नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल श्री राम 
प्रवेश ठाकुर, अधिवक्ता, औरंगाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन नोटरी नियुक्त करते हैं , जो इस रूप में औरंगाबाद 
जिला में कार्य करेंगे 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट 0( डी )-12/ 04/ 3516 जे० ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव । 

24 जुलाई 2008 
एस0 ओ0 226 , एस 0 ओ 0 225 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल 
के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0- ए0/ नोटO( डी )-12/ 04/ 3516 जे ० ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव । 

The 24th July 2008 
S.O.225 , dated the 1st october 2008 — In exercise of the powers conferred by section - 3 
of the Notaries Act, 1952 (LII of 1952 ) read with sub - rule (4 ) of rule -8 of the Notaries Rules, 
1956 the Governor of Bihar is pleased to appoint Ram Pravesh Thakur, Advocate Aurangabad a 
Notary Under the said Act who will exercise his functions as such in Aurangabad for the District 
of Aurangabad . 

( File no .- A/ Not( D )-12/04/ 3516J . ) 
By order of the Governor of Bihar, 

SANJAY KUMAR, 

Secretary to Government. 

31 जुलाई 2008 
एस0 ओ0 227 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 नोटरीज नियमावली , 1956 के नियम -8 के उप नियम (4) के साथ 
वांछित नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल श्री 
राज कुमार ठाकुर , अधिवक्ता, पूर्णियां को उक्त अधिनियम के अधीन नोटरी नियुक्त करते हैं , जो इस रूप में पूर्णियां 
जिला के लिये पूर्णियां में कार्य करेंगे 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट -46 / 03 / 3706 जे ० ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


. 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव । 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2008 


25 


31 जुलाई 2008 
एस0 ओ0 228 , एस0 ओ 0 227, दिनांक 1 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल 
के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं0 - ए0/ नोट -46 / 03 / 3706 जे ० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव । 


The 31st July 2008 
S.O.227 , dated the 1st october 2008 — In exercise of the powers conferred by section - 3 
of the Notaries Act, 1952 (LII of 1952 ) read with sub -rule (4 ) of rule - 8 of the Notaries Rules , 
1956 the Governor of Bihar is pleased to appoint Raj Kumar Thakur, Advocate Purnia a Notary 
Under the said Act who will exercise his functions as such in Purnia for the District of Purnia . 

( File no .- AINot- 46 / 03/ 3706J . ) 
By order of the Governor of Bihar 

SANJAY KUMAR , 

Secretary to Government. 

25 जुलाई 2008 
एस0 ओ0 229 , दिनांक 1 अक्तूबर 2008 नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4607 जे0 , दिनांक 23.8.1985 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राम सुधारी पूर्वे, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो दिनांक 
23.8.2005 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए यानि 22.8.2010 तक लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

लेख्य प्रमाणक 

अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभियुक्ति 
व्यवसायिक पता पंजी में नाम 

करने के लिए 
अंकित होने की 

प्राधिकृत किया गया है 
तिथि 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री राम सुधारी पूर्वे 


अधिवक्ता, रोसड़ा | 23.8.2005 
जिला- समस्तीपुर 


बी 0 ए0 रोसड़ा अनुमंडल 
बी 0 एल 0 
( सं 0 सं 0- ए0 / ए0 बी0-14/ 84/ 3576 जे ० ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव । 


26 


बिहार गजट 8 अक्तूबर 2008 


25 जुलाई 2008 
एस0 ओ0 230 , एस0 ओ 0 229, दिनांक 1 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

सं 0 सं 0 - ए0 / ए0 बी0-14 / 84/ 3576 जे ० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार , 


सरकार के सचिव 


The 25th July 2008 
S.O.229 , dated the 1st october 2008 — In exercise of the powers conferred by section 
5 ( 2 ) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram 
Sudhari Purbey and whose detail according to Notary Register , is given below the Notary 
appointed under section - 3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule - 8 of 
the Notaries Rules , 1956 by the State Government in Law Department Notification no . 4607J. 
Dated 23.8.1985 to practice as notary again for the next five years from 23.8.05 to 22.8.10 . 
Name of Notary Residential/ Date of which Qualification Area in Remarks 
Professional the name of 

which 
address Notary has 

Notary to 
been entered 

practice . 
in the 

Register 
2 3 4 5 

6 


1 


23.8.1985 


Sri Ram 
Sudhari Purbey 


Advocate , 
Rosara 


B.A. 
B.L. 


Rosra sub 
division 


( File no .- A/ AB-14/ 84/ 3576J. ) 
By order of the Governor of Bihar 

SANJAY KUMAR , 
Secretary to Government. 


मुख्य अभियंता का कार्यालय 
जल संसाधन विभाग , सिवान । 


कार्यालय आदेश 

10 जुलाई 2008 
सं0 1 स्था 0 अनु0-12-110 / 2008-124-1936 — समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति , पश्चिम चम्पारण 
बेतिया के पत्रांक 128 / स्था 0 दिनांक 13.02.07 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति पश्चिम चम्पारण ,बेतिया की 
दिनांक 17.01.07 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1306 दिनांक 18.6.08 से प्राप्त निदेश के क्रम 
में श्री राजू प्रसाद ठाकुर, पुत्र स्व 0 राम ठाकुर, खलासी, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल बाल्मीकीनगर की अनुकंपा के आधार पर 
वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 / - रूपये एवं समय - समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लिपिक के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान रूपांकण आयोजन एवं गुण नियंत्रण अंचल , 
सिवान के कार्यालय में दिनांक 07.08.08 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी । यह 
नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

स्व 0 राम ठाकुर के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोशण का दायित्व श्री राजू प्रसाद ठाकुर पर होगी । 
उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके विरूद्ध 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2008 


27 


नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक 
अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 
हर हालत में प्रस्तुत करना होगा । 

अगर राजू प्रसाद ठाकुर की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 

योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त 
कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा 
संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण - पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि 
से संबंधित प्रमाण - पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जांच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा 
इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10. इन्हें छ: माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी 


होगी । 


11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री राजू प्रसाद ठाकुर, से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक 
दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण - पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

रामधनी बैठा, 


मुख्य अभियंता । 


- 


कार्यालय आदेश 

23 सितम्बर 2008 
सं0-1स्था 0 अनु0-12-104 / 2008-182-2816 - समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति, सिवान के पत्रांक 1268 
स्था 0 दिनांक 13.09.08 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 01.09.08 की बैठक में लिये गये 
निर्णय के आलोक में श्री मनोज कुमार, पिता स्व 0 मिश्री, भूतपूर्व बॉध खलासी, बाढ नियंत्रण प्रमंडल , सिवान की अनुकंपा के 
आधार पर वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 / - रूपये एवं समय - समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्न 
वर्गीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक 
अभियंता, सारण नहर प्रमंडल भोरे के कार्यालय में दिनांक 20.10.08 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द 
समझी जायेगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

3. स्व 0 मिश्री के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण -पोशण का दायित्व श्री मनोज कुमार पर होगी । उत्तरदायित्व 
का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई 
भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुश्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के 
आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला गोपालगंज के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण 
पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा । 

5. अगर श्री मनोज कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त 
कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा 
संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि 
से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके 
द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10. इन्हें छ: माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी होगी । 


- 


28 


बिहार गजट 8 अक्तूबर 2008 


11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री मनोज कुमार से भरण - पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज 
नहीं लेने देने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

रामधनी बैठा, 
मुख्य अभियंता । 


कार्यालय आदेश 

23 सितम्बर 2008 
सं0-1स्था 0 अनु0-12-109 / 2008 / 181-2815समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति ,सिवान के पत्रांक 1268 
स्था ० दिनांक 

13.09.08 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 01.09.08 की बैठक में लिये गये 
निर्णय के आलोक में श्री सैयद राजा इमाम ,पिता स्व ० सैयद अली इमाम, भूतपूर्व कार्यदर्शक , सारण नहर प्रमंडल महाराजगंज 
की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 / - रूपये एवं समय - समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते 
सहित अनुसेवक के पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता 
, सारण नहर प्रमंडल महाराजगंज के कार्यालय में दिनांक 20.10.08 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द 
समझी जायेगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

3. स्व 0 सैयद अली इमाम के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोशण का दायित्व श्री सैयद राजा इमाम पर 
होगी । उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके विरूद्ध 
नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक 
अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 

नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 
हर हालत में प्रस्तुत करना होगा । 

5. अगर श्री सैयद राजा इमाम की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त 
कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा 
संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथी 
से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा 
इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री सैयद राजा इमाम से भरण - पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक 
दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

रामधनी बैठा, 
मुख्य अभियंता । 


- 


- 


- 


मानव संसाधन विकास विभाग 


अधिसूचना 

19 अगस्त 2008 
सं0-3 / आ2-27 / 96(अंश -1 ) 746 — श्री नगीना, प्राचार्य, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, तुर्की, मुजफ्फरपुर 
के विरूद्ध उनके जिला शिक्षा अधीक्षक , पूर्णियाँ के पदस्थापन काल में रू.3,18,500 / - (तीन लाख अठारह हजार पाँच सौ 
रूपये) की अवैध निकासी कर अनियमित ढंग से शिक्षण सामग्री का क्रय करने, लगभग रू .40,00,000 / - ( चालीस लाख 
रूपये) का कय विहित प्रक्रिया अपनाये बिना करने तथा भवन मद में रू .78,000 / - ( अठहत्तर हजार रूपये) की निकासी कर 
सामग्रियों के क्रय करने संबंधी आरोपों के लिये दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध बिहार लोक सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील ) नियमावली के नियम 55 ( A) के तहत विभागीय संकल्प संख्या 517 दिनांक 2.6.97 के द्वारा विभागीय कार्यवाही 
प्रारम्भ की गयी जिसमें उप सचिव - सह -मुख्य निगरानी पदाधिकारी , से० प्रा ० एवं वयस्क शिक्षा विभाग को जाँच पदाधिकारी 
मनोनीत किया गया । जांच पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से सरकार के असंतुष्ट एवं असहमत रहने के कारण सरकार द्वारा 
पुनः नये सिरे से जांच कराने का निर्णय लिया गया तथा तदनुसार विभागीय संकल्प रू 0 885 दिनांक : 30-09-02 द्वारा 
निदेशक , प्राथमिक शिक्षा, बिहार , पटना को विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2008 


29 


2. नियुक्त जांच पदाधिकारी, निदेशक , प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना के कार्य - बोझ के कारण सुनवाई में कठिनाई 
के संसूचन के पश्चात, विभागीय संकल्प संख्या -280 दिनांक - 22-05-06 द्वारा श्री ब्रज किशोर पाठक , उप सचिव, मानव 
संसाधन विकास विभाग, बिहार पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

3. जांच पदाधिकारी के पत्रांक 35 दिनांक 27-7-06 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन में आरोपी के विरूद्ध वित्तीय 
अनियमितता एवं राशि विचलन सम्बन्धी आरोप स्पष्ट रूप से प्रमाणित पाये गये, जिसमें सरकार को निश्चित रूप से आर्थिक 
क्षति हुयी है । 

4. श्री नगीना के विरूद्ध उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए सरकार द्वारा बृहद् दण्ड देने का 
निर्णय लिया गया तदनुसार विभागीय पत्रांक -222 दिनांक : 21-3-07 द्वारा जांच प्रतिवेदन की प्रति भेजते हुए प्रस्तावित दंड 
के बचाव हेतु द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी और बचाव संबंधी स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर विभागीय पत्रांक -497 
दिनांक 25-7-07 द्वारा स्मारित करते हुए एक सप्ताह के अन्दर बचाव पर स्पष्टीकरण देने और निर्धारित तिथि तक उत्तर 
प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक तरफा निर्णय लेने की सूचना दी गयी । इसके बावजूद भी आरोपी ने द्वितीय कारण - पृच्छा 
का बचाव हेतु स्पष्टीकरण समर्पित करना उचित नहीं समझा जो अनुशासनहीनता का द्योतक पाया गया है । अतः सरकार 
द्वारा लाचार होकर वृह्द दण्ड के रूप में अनिवार्य सेवा निवृति का दण्ड देने का निर्णय लेते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से 
सहमति मांगने का निर्णय लिया गया । तत्पश्चात विभागीय पत्रांक 811 दिनांक : 30-11-07 द्वारा प्रस्तावित दण्ड पर बिहार 
लोक सेवा आयोग से सहमति मांगी गयी । 

5. सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में प्रस्तावित वृहद् दण्ड में अनिवार्य सेवा निवृति की सजा पर बिहार 
लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 1693 दिनांक 25-07-08 के द्वारा सहमति प्रदान की गयी । 

6. उक्त तथ्यों के आलोक में सरकार ने संचालित विभागीय कार्यवाही में जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के 
आधार पर श्री नगीना, प्रार्चाय , शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, तुर्की, मुजफ्फरपुर बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-|| (वेतनमान रू 0 
6500-10500) को बिहार लोक सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम -18 (6 एवं 7) के तहत 
सरकारी सेवा से “ अनिवार्य सेवा निवृत ” करने का निर्णय लिया है । उक्त निर्णय अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी 


- 


होगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

रण विजय प्रसाद, 

निदेशक ( प्रशासन) सह - संयुक्त सचिव । 
मानव संसाधन विकास विभाग 


अधिसूचना 

29 अगस्त 2008 
सं0-3 / आ2-24 / 06( अंश -1 ) मा 0777 – श्रीमती शांति देवी, तत्कालीन विद्यालय निरीक्षिका - सह - उप -शिक्षा 
निदेशिका( मा 0शि 0), बिहार , पटना सम्प्रति पुस्तकालय अधीक्षिका, बिहार, पटना के विरूद्ध केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो के केस सं 0 
पी 0 ई0 3 (ए)01 - पैट / ए0 सी 0 पू0- XII / सी 0 बी 0 आई0, नई दिल्ली दिनांक 08.06.2001 के अन्तर्गत प्रतिवेदित आरोप यथा 
विद्यालय निरीक्षिका - सह - उप शिक्षा निदेशिका, बिहार , पटना के पद पर कार्यरत अवधि में उनके द्वारा श्रीमती कंचन कुमारी 
को अप्रशिक्षित रहते हुये भी राजनीतिज्ञों की अनुशंसा के आधार पर शिक्षिका के पद पर अवैध रूप से नियुक्ति की गई, 
जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित नियुक्ति प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया । विभागीय संकल्प संख्या 332 दिनांक 12.06. 
2006 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई । 

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी, विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 427 दिनांक 
03.06.2008 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उक्त आरोप को अंशतः प्रमाणित किया गया । 

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत सरकार ने श्रीमती शांति देवी, पुस्तकालय 
अधीक्षक , बिहार, पटना को प्रमाणित आरोप के आधार पर बिहार लोक सेवाक / वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील नियमावली-05 
के नियम 14(IV) में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत लघु दंड यथा तीन वर्षों से अनअधिक अवधि के लिय असंचयात्मक प्रभाव से 
कालमान वेतन में न्यूनतर प्रक्रम पर अवनति देने का निर्णय लिया है । उक्त दंड अधिसूचलना निर्गत की तिथि से प्रभावी 


होगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रण विजय प्रसाद, 
निदेशक (प्रशासन ) सह - संयुक्त सचिव 


30 


बिहार गजट 8 अक्तूबर 2008 


विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग 


अधिसूचना 

26 सितम्बर 2008 
सं 0 वि.प्रा . ( 1) स्था .- 04 / 06-2614 - विभागार्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों के निम्नलिखित शिक्षकों को 
उनके नाम के सामने अंकित अभियंत्रण महाविद्यालयों में अगले आदेश तक स्थानांतरित करते हुए पदस्थापित 
किया जाता है । 


क्र . 
सं . 


संस्थान जहां स्थानांरित करते 
हुए पदस्थापित किया जाना है । 


नाम 


वर्तमान पदस्थापन 


1 . 


डा . अनिल कुमार 


व्याख्याता, (रसायन), एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर , 
विशेष कार्य पदाधिकारी , मगध अभियंत्रण 
महाविद्यालय, गया 


व्याख्याता, (रसायन ) 
मगध अभियंत्रण महाविद्यालय, 
गया 


, 


2. 


डा . श्याम कुमार झा 


3 . 


डा . शशिनाथ ओझा 


व्याख्याता,( गणित) , एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर , व्याख्याता, ( गणित ) 
विशेष कार्य पदाधिकारी , जे.एम.आई.टी. , दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय , 

दरभंगा 
व्याख्याता, ( भौतिकी), सहायक सचिव, राज्य व्याख्याता, ( भौतिकी) 
प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, बिहार , पटना, विशेष अभियंत्रण महाविद्यालय , मोतिहारी 
कार्य पदाधिकारी , आई.सी.ई., मोतिहारी 
सहायक प्राध्यापक, (विद्युत अभियंत्रण), एम.आई. सहायक प्राध्यापक, (विद्युत 
टी ., मुजफ्फरपुर , विशेष कार्य पदाधिकारी, अभियंत्रण ) 
अभियंत्रण महाविद्यालय,नालन्दा 

अभियंत्रण महाविद्यालय, नालन्दा 


4 . 


डा . चन्द्रभूषण महतो 


(1 ) यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू 

होगा । 
(2 ) उक्त शिक्षक पूर्व निर्गत आदेश सं . 2635 दिनांक 13.12.2007 एवं सं. 2324 दिनांक 25.08.2008 के अनुसार 
संबंधित संस्थानों के विशेष कार्य पदाधिकारी का कार्य अगले आदेश तक संपादित करते रहेंगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

ह./- अस्पष्ट 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

29-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2008 


31 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


विधि विभाग 


4579 


अधिसूचना 

18 सितम्बर 2008 
सं ० -राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विधि विभागीय अधिसूचना ज्ञाप 
संख्या-3324 / जे0 दिनांक 07.9.2000 की कंडिका-6 में निम्नरूपेण आंशिक संशोधन किया जाता है । 

" आयोग के अंशकालीन सदस्यों को आयोग की बैठक में भाग लेने हेतु प्रथम श्रेणी के यात्रा भत्ता के 
अतिरिक्त प्रति बैठक मानदेय भी देय होगा । मानदेय की राशि वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर तय की जायेगी । " 
2. उक्त अधिसूचना के अन्य सभी तथ्य एवं शर्ते यथावत रहेंगी। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव , बिहार। 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

29-571 + 200 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


32 


बिहार गजट 8 अक्तूबर 2008 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2008 


33 


बिहार गजट 


का 


पुरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


मानव संसाधन विकास विभाग 


अधिसूचना 

27 अगस्त 2008 
सं0-3 / आ2-29 / 06 मा 0 760— श्री राजमुकूल , क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक , मुंगेर प्रमण्डल , मुंगेर के विरूद्ध श्री 
आनन्द लाल सिंह, सहायक शिक्षक, सीताराम राय उच्च विद्यालय, राजौड़ा, बेगूसराय के स्थानानतरण संबंधी निर्गत आदेश के 
बावजूद मामले को दबाकर 5 (पाँच) वर्षों तक रखने तथा वेतन भुगतान करने संबंधी आरोप पर विभागीय संकल्प संख्या -528 
दिनांक 22.08.2006 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 99 
दिनांक 06.06.2008 के समीक्षोपरान्त पाया गया कि जाँच प्रतिवेदन में दिये गये तथ्यों को स्वीकार करना संभव नहीं है क्योंकि 
जो कर्मी स्थानान्तरित हो चुके थे, उन सभी को विरमित करना चाहिए था, न कि जो विरमित नहीं हुए थे, उसके आधार पर 
श्री सिंह को रोक रखा जाना चाहिए था । इस आधार पर जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए 

श्री राजमुकूल 

को क्षेत्रीय उप 
शिक्षा निदेशक , मुंगेर को सरकार द्वारा लघु दण्ड के रूप में " चेतावनी " देने का निर्णय लिया गया है । 

2. अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में श्री राजमुकूल, क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, मुंगेर को लघु दण्ड के रूप में 
" चेतावनी " की सजा दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

रण विजय प्रसाद , 

निदेशक (प्रशासन ) सह - संयुक्त सचिव । 
मानव संसाधन विकास विभाग 


अधिसूचना 

16 सितम्बर 2008 
संख्या -3 / आ2-16 / 07-885 — श्री प्रभात कुमार पंकज, जिला शिक्षा अधीक्षक, समस्तीपुर को समस्तीपुर जिले में 
गलत ढंग से बढ़ायी गयी योग्यता प्राप्त स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त कुल 52 सहायक शिक्षकों को अनियमित प्रोन्नति 
देकर अपने पद एवं अधिकार का दुरूपयोग करने , अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाने , राज्य को वित्तीय क्षति पहुँचाने तथा क्षेत्रीय 
शिक्षा उप निदेशक, दरभंगा को जाँच में सहयोग नहीं करने आदि आरोपों में प्रथम द्रष्टव्या आरोप प्रमाणित होने के कारण 
सरकार के आदेशानुसार बिहार लोक सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -05 के नियम -9(1) के तहत 
तात्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है । 

2. निलंबन की अवधि में श्री पंकज को बिहार लोक सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -05 के नियम 
10 (1) के अधीन जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

3. निलंबन की अवधि में श्री पंकज का मुख्यालय हाजीपुर, जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय के अधीन किया 
जाता है । 


34 


बिहार गजट 8 अक्तूबर 2008 


4. विभागीय कार्यवाही एवं उससे संबंधित संकल्प एवं प्रपत्र - क अलग से निर्गत की जा रही है । 

श्री पंकज के निलंबन के फलस्वरूप जिला शिक्षा अधीक्षक , समस्तीपुर के रिक्त हुए पद पर नियमित पदस्थापन 
की अवधि तक जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधीक्षक, समस्तीपुर का कार्य 
सम्पादित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रण विजय प्रसाद , 
निदेशक (प्रशासन) सह - संयुक्त सचिव । 


सं०-6 / श्र 0 वि 0 आ0- 5021/05 श्र 0 सं0-2345 

श्रम संसाधन विभाग 


राजहंस , 


संकल्प 

23 जुलाई 2008 
श्री आदित्य 

तत्कालीन श्रम अधीक्षक कृषि श्रमिक , डालमियांनगर , सम्प्रति सहायक 
श्रमायुक्त , सहरसा के बिरूद्ध लगाये गये कतिपय आरोपों के सन्दर्भ में विभागीय पत्रांक -193 दिनांक 23.1 . 
06 द्वारा उनसे कारण- पृच्छा की मांग की गई । 

श्री राजहंस द्वारा समर्पित कारण - पृच्छा दिनांक 27.4.06 की समीक्षा उनके बिरूद्ध लगाये गये 
आरोपों के परिप्रेक्ष्य में की गई एवं उसे संतोषजनक नहीं मानते हुए विभागीय संकल्प सं0-147 दिनांक -3.6. 
06 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया । 

श्री राजहंस के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभागीय पत्र सं0-4/ वि o 
कार्य0-2006 / 2007- 1203 दिनांक -3.4.07 प्राप्त हुआ । संचालन पदाधिकारी ने उनके विरूद्ध किसी आरोप 
को प्रमाणित नहीं पाया । लेकिन विभागीय समीक्षोपरान्त आरोप कि रोकड़बही नियमित रूप से प्रतिहस्ताक्षरित 
नहीं करना अनियमित कार्य है " आशिंक रूप से प्रमाणित पाया गया । उक्त आंशिक रूप से प्रमाणित आरोप 
के लिए सरकार द्वारा गंभीर चेतावनी के साथ आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया गया । 
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 
इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विश्वनाथ प्रसाद , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट का पूरक ( अ 0 ), 29-571 + 000 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


